निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
, पटना 88 पटना, बुधवाघ ,1339 ( 202010 


( सं0 पटना 88) 


____ 14 माघ 1931 ( श ) 
पटना , बुधवार , 3 फरवरी 2010 


सं0 2 / सी0 - 105 / 2007 – 695 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


- - - - - - - - - 


संकल्प 


21 जनवरी 2010 
श्री वीरेन्द्र कुमार (वि0 प्र0 सेल), कोटि क्रमांक 1312 / 04 , 1129 / 08 तत्कालीन प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, मरौना (सुपौल), सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध वर्ष 
2006 एवं 2007 में मुख्यालय से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहने आपके दूरभाष पर सम्पर्क करने के प्रयास के 
बावजूद भी आपसे वरीय पदाधिकारियों के सम्पर्क नहीं होने एवं मतदाता सूची समय पर तैयार नहीं करने से 
सम्बंधित आरोप जिला पदाधिकारी सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया । 

2. जिला पदाधिकारी सुपौल द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र क आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित 
स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध कागजातों / अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री 
कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 में निहित प्रावधानों 
के अन्तर्गत संकल्प सं0 6948, दिनांक 20 जुलाई 2009 द्वारा दो वेतन वृद्धियां असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का 
दण्ड संसूचित किया गया है । 

3. श्री कुमार द्वारा , उपर्युक्त दण्ड के विरूद्ध पत्रांक 747, दिनांक 28 अगस्त 2009 द्वारा पुनर्विलोकन 
अर्जी समर्पित किया गया । आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उठाये गये विन्दुओं की सम्यक 
समीक्षा की गई । श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में कोइ नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही 
कोई नया साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया है जिससे कि इनके दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 फरवरी 2010 


4. श्री कुमार को माननीय मुख्य (कार्मिक ) मंत्री के स्तर से दण्ड को स्वीकृति दी गई है फलस्वरूप मामले 
को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियामावली 2005 - 32 (4) में निहित प्रावधान के आलोक 
में इनके पुनर्विलोकन अर्जी को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गय । मंत्रिपरिषद द्वारा श्री कुमार के 
पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत कर दिया गया है, अतएव मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में श्री कुमार द्वारा 
समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति सभी सम्बंधितों को एवं श्री वीरेन्द्र कुमार (वि0 प्र0 से0), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 
पहाड़पुर पूर्वी चम्पारण मोतिहारी एवं अन्य को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र प्रकाश सहाय , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 88 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


